निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


____ 14 फाल्गुन 1935 ( शo ) 
पटना, बुधवार, 5 मार्च 2014 


( सं० पटना 245 ) 


गृह ( आरक्षी) विभाग 


अधिसूचना 
5 मार्च 2014 


सं0 1 / चौ0 - 90 - 01 / 2014 गृ0आ0. - 1896 — भारत - संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2006 का संशोधन करने 
हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है: 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः -(1) यह नियमावली बिहार चौकीदार संवर्ग ( संशोधन) नियमावली, 2014 
कही जा सकेगी । 

( 2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3) यह तुरंत प्रवृत होगा । 

2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम - 2 के उप -नियम ( 5) के बाद निम्नलिखित उप -नियम क्रमशः (6 ) एवं 
(7) जोड़े जायेंगे, यथा : 

"(6) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पात्र व्यक्ति से अभिप्रेत है वैसे चौकीदार / दफादार जिसकी अर्हक सेवा 20 वर्षों 
की हो गयी हो तथा उनकी उम्र 55 वर्ष से कम न हो । 

(7 ) आश्रित से अभिप्रेत है सरकारी सेवक की पत्नी , पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं विधवा पुत्र - वधु जिसने 
पुर्नविवाह न की हो । " 

3. उक्त नियमावली के नियम - 5 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे : 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 मार्च 2014 
(i) उप -नियम ( 2) में प्रयुक्त शब्द " आठवीं को शब्द “ दसवीं अथवा समकक्ष " द्वारा प्रतिस्थापित किया 
जायेगा । 

(ii) उप -नियम (7) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़े जायेंगे, यथा : 
“ परंतुक 
( क ) चौकीदार सवंर्ग के कर्मचारी अपनी वार्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व के 

प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृति एवं चौकीदार पद पर अपने द्वारा नामित किसी आश्रित को नियोजित 

करने के लिए आवेदन कर सकेगा । 
( ख ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय - समय पर अवधारित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र - सीमा संबंधी 

प्रावधान उन पर लागू रहेगा । 
( ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियुक्त व्यक्ति के आश्रित को इस परन्तुक का लाभ अनुमान्य नहीं 

होगा । 
( घ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का इच्छुक चौकीदार संवर्ग के व्यक्ति को सेवानिवृत्ति की अपनी इच्छित तिथि 

से कम से कम एक माह पूर्व अपने पदस्थापन जिला के जिला पदाधिकारी को अपना आवेदन देना 
होगा । " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजीव रंजन सिन्हा, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 245 -571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


